रजिस्ट्री से. डी . 222 


HI 


( 


N 


. 


माया 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं० ] 
No . 71 


नई दिल्ली , शमिवार, अप्रैल 11 , 1970 ( चैत्र 21, 1892 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11 , 1970 (CHAITRA 21, 1892 ) 

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
( Separate poging bagtven to this Part In order that it may be filled as a separato compllation ) 


भाग - खण्ड 3 

PART I - SECTION 3 
रमा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विषिक नियमों , विनियमों , भावेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by 

the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 11 अप्रैल , 1970 

संकल्प 
सं० 915 तारीख, 26 मार्च 1970 -- राष्ट्रपति महोदय 
सहर्ष आदेश देते हैं कि मैसूर राज्य में प्रादेशिक सेना के विकास 
सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक 
राज्य सलाहकार समिति पुर्नगठित की जाए । 
2. समिति में निम्नलिखित होंगे :- - 

समापति 
मुख्य मंत्री ( गृह ) 

सरकारी सदस्य 
( 1 ) मुख्य सचिव, मैसूर सरकार बंगलौर । 
( 2) सचिव मैसूर सरकार गृह विभाग, बंगलौर । 
( 3 ) सचिव मैसूर सरकार, विकास , स्वास्थ्य, पंचायत राज 

तथा सहयोग और पवेन संयुक्त विकास कमिश्नर, 

मंगलौर । 
( 4 ) जनरल अफसर कमांडिंग, मद्रास , मैसूर तथा केरल 

मेन , मद्रास । 
( 5 ) डिप्टी कमिश्नर , बंगलौर जिला , बंगलौर । 
( 6) सिप्टी कमिश्नर , बल्गाम जिला, बल्गाम । 
( 7) कमांर, मैसूर सब- एरिया, बंगलौर । 
13GI/7o 

(23 ) 


( 8) कांडर टी० ए० ग्रुप हैडक्वार्टर, दक्षिणी कमान , 

पूना । 
( 9) प्रबन्धक निदेशक, हिन्दुस्तान वैमानिकी लि०, 

बंगलौर । 
( 10) जनरल मैनेजर, भारतीय दूर भाषक उद्योग मि०, 

बंगलौर । 
( 11 ) जनरल मैनेजर , हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज मि०, 

मंगलौर । 
( 12 ) अनरल मैनेजर, भारत वैद्युती लि० बंगलौर । 
( 13) जनरल मैनेजर, सरकारी विद्युत कारखाना , बंगलोर । 
( 14 ) निदेशक राष्ट्रीय काम दिलाऊ सेवा , मैसूर, बंगलोर । 
( 15 ) सचिव, एम० एस० एस० तथा ए० बोर्ड, बंगलौर । 


गैर- सरकारी सवस्य 


( 1 ) श्री एम० एन० नागनूर संसद सदस्य , 
( 2) श्री डो० एस० गोध, एम० ए० बी० एल० सदस्य 

विधान सभा , मार्फत श्री चिक्कारुद्रप्पा नागानापाक 

नाहाली , विजयपुरा पोस्ट, देवेनाहाली तालुक । 
63) ब्रिगेडियर ( सेवा निवृत ) वी० पी० नेब, प्रोमोदिनी, 

245, डिफेन्स कालोनी , इन्द्रा मगर, बंगलौर । 
( 4) ले०क० ( सेवा निवृत ) सी० रुद्राप्पा, 105, शुमार 

पाक बस्ट एक्सटेन्शन , बंगलौर 201 


24 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1970 (CHAITRA 21, 1892 ) (PART 1 - SEC . 3 
( 5 ) कैप्टेन बालूमोरे, फूल बाग गली, बैलगाम । 

( 9 ) प्रतिनिधि , जनरल मैनेजर एन एफ० रेलवे 
( 6 ) श्री डी० एस० नायक , जिला कमाण्डेंट, होम गार्डस ( 10 ) इन्सपेक्टर जनरल पुलिस , त्रिपुरा । 
कारबाड । 

गैर- सरकारी सदस्य 
( 7 ) अध्यक्ष मैसूर वाणिज्य मंडल , बंगलौर । 

( 1 ) श्री जे० के० चौधरी, संसद सदस्य 
सचिव 

( 2 ) श्री मैथियाज टुड, सदस्य विधान सभा 
जनरल स्टाफ आफिसर 2, टी० ए० ग्रुप हेडक्वार्टर, ( 3 ) श्री धनीराम रंगपी, सदस्य विधान सभा 
दक्षिणी कमान , पूना । 

( 4 ) सचिव, गौहाटी विश्वविद्यालय कक्षाएं, गौहाटी 
3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल ( 5 ) प्रतिनिधि , ए० ओ० सी० शिलांग 
दो वर्ष है । 

( 6 ) प्रतिनिधि भारतीय चाय संघ 
4. समिति के ये कार्य होंगे- ~-- ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती 

( 7 ) श्री उमेश लाल सिंह, सदस्य विधान सभा , त्रिपुरा 
को प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास 

अगरतला 
तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार 

( 8 ) श्री एस०पी० कपूर , मुख्य अभियन्ता , आइल इण्डिया 
करना । 

लिमिटेड गौहाटी । 
5. बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों की 
समय समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 

सचिव 
एफ० 6 ( 26 ) ई० IV/ 59 दिनांक 5 सितम्बर 1960 द्वारा 

जी० एस० ओ० 2, प्रादेशिक मेना ग्रुप हैडक्वाटर्स , पूर्वी 
स्वीकृत दर पर याना भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की कमान । 
जाएगी । 

3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल 
____ 6. आदेश जारी किया जाता है कि सेना अध्यक्ष ,वित्त सलाह दो वर्ष है । 
कार वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मुख्य सचिव मैसूर सरकार 

4 . समिति के ये कार्य होगे - - ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती 
को उपर्युक्त से सूचित कर दिया जाए । 

को प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास 
7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि इस संकल्प को तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार 
भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 

करना । 
प्रतिरक्षा मंत्रालय का संकल्प सं० 3032 दिनांक 28 

5. बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों की 
अक्तूबर 1967 जो 11 नवम्बर 1967 के भारत के राजपत्र समय समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 
के भाग I खण्ड 3 में प्रकाशित हुआ था , तथा समय समय पर एफ० 6 ( 26 ) ई० IV / 59 दिनांक 5 सितम्बर 1960 द्वारा 
संशोधित हुआ , एतद् द्वारा निरसित किया जाता है । 

स्वीकृत दर पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की 
___ सं0 916 तारीख 24 फरवरी 1970 - - राष्ट्रपति महोदय 

जाएगी । 
सहर्ष आदेश देते हैं कि असम , त्रिपुरा और मनीपुर में प्रादेशिक 

6. आदेश जारी किया जाता है कि सेना अध्यक्ष , वित्त सलाह 
सेना के विकास सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने 

कार वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मुख्य सचिव असम , 
के लिए एक राज्य सलाहकार समिति पुर्नगठित की जाए । 

त्रिपुरा और मनीपुर को उपर्युक्त से सूचित कर दिया जाए । 
2. समिति में निम्नलिखित होंगे : 

7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि इस संकल्प को 

भारतीय राजपत्र में प्रकाशित करदिया जाए । 
सभापति 

प्रतिरक्षा मंत्रालय का संकल्प सं० 283 दिनांक 24 जनवरी 
मुख्य मंत्री, असम 

1968 जो 17 फरवरी 1968 के भारत के राजपत्र के भाग I 
सरकारी सदस्य 

खण्ड 3 में प्रकाशित हुआ था , एतद् द्वारा निरसित किया जाता 
( 1) शिक्षा मंत्री, असम 
( 2) टी० ए० तथा डब्ल्यू० वी० जातियों के लिए मंत्री 

सं० 917 तारीख 21 फरवरी 1970 --- राष्ट्रपति महोदय 
( 3 ) मुख्य सचिव असम सरकार 

सहर्ष आदेश देते हैं कि राजस्थान राज्य में प्रादेशिक सेना के 

विकास सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के 
( 4 ) इंसपैक्टर जनरल पुलिस, असम 

लिए एक राज्य सलाहकार समिति पुर्नगठित की जाए । 
( 5 ) इंसपेक्टर जनरल असम राइफिल्स , शिलांग 

2. समिति में निम्नलिखित होंगे : - -- 
( 6 ) पोस्ट मास्टर जनरल , असम खण्ड 
( 7 ) जनरल आफीसर कमाण्डिग , 101 संचार जोन क्षेत्र 

___ समापति 
( 8 ) कमाण्डर प्रादेशिक सेना ग्रुप हैडक्वाटर्स पूर्वी कमान मुख्य मंत्री, राजस्थान 


PART I- -- SEC. 3] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1970 (CHAITRA 21, 1892 ) 


25 


उपसभापति 
गृह मंत्री, राजस्थान 

सरकारी सदस्य 
( 1 ) आयुक्त गृह विभाग 
( 2 ) कमाण्डेन्ट , होम गार्ड म , राजस्थान, जयपुर 
( 3 ) कमाण्डर , 61 इन्डप संचार जोन उपक्षेत्र 
( 4 ) कमाण्डर , प्रादेशिक मेना ग्रुप हैरक्वाटर्म , दक्षिणी क्षेत्र 

पूना 1 । 


गैर- सरकारी सदस्य 
( 1 ) श्री राम निवास मिर्धा, संमद मदय 
( 2 ) श्री वी० एन० भार्गव , संसद मदम्य 
( 3 ) श्री जुझार सिह, मदस्य विधान सभा 
( 4 ) श्री छुट्टन लाल , सदस्य विधान सभा 
( 5 ) ब्रिगेडियर रणधीर सिंह ( सेवा निवृत ) 
( 6 ) श्री बाल चंद वैद्य , प्रिसिपल , सुबोध कालेज । 


3. ममिति के गैर सरकारी मदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल 
दो वर्ष है । 

4. समिति के ये कार्य होंगे - - ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती 
को प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक मेना में भर्ती, विकास 
तथा शिक्षण मम्बधी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार 
करना । 

5. बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को 
समय - समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन 
सं० एफ० 6 ( 26 ) ई . IV/ 59 दिनांक 5 सितम्बर 1960 
द्वारा स्वीकृत दर पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भने की अदायगी 
की जाएगी । 

6. आदेश जारी किया जाता है कि सेना अध्यक्ष, वित्त 
सलाहकार वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मख्य सचिव राजस्थान 
राज्य को उपयुक्त से मूचित कर दिया जाए । 

7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि इस सकल्प को 
भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 

प्रतिरक्षा मंत्रालय का संकल्प सं . 133 दिनाक 1 जनवरी 
1968 जो 27 जनवरी 1968 ( माघ 7, 1889 ) के भारत 
के राजपत्र के भाग I खण्ड 3 में प्रकाशित हुआ था , एतद्द्वारा 
निरमित किया जाता है । 

के आर बालिगा , उपसचिव 


सचिव 
जी एस ओ० 2 प्रादेशिक सेना ग्रुप हैडक्वार्टर्स , दक्षिणी 
क्षेत्र , पूना 1 । 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi, the 11th April 1970 


RESOLUTIONS 
No . 915 , dated 26th Mar. 1970 . – To advise the Govem 
ment of India on matters relating to the development of the 
Territorial Army in the State of Mysore, the President has 
been pleased to direct that the State Advisory Committee for 
the Territorial Army be icconstituted , 

2 Tho Committee shall consist of : 


11. The General Manager, Hindustan Machine Tools Ltd .. 

Bangaloro . 
12. The General Manager , Bharat Electronics Ltd ., 

Bangaloro . 
13. The General Manager , Government Electric Factory , 

Bangalore. 
14 . Tho Director of National Employment Service in 

Mysore, Bangalore . 
15. The Secretary, M . S . S . & A , Board , Bangalore . 


NON-OFFICIAL MENIBERS 


CHAIRMAN 


The Chief Minister (Home), 


OFFICIAL MEMBERS 
1. The Chief Secretary to the Government of Mysore, 

Bangalore. 
2 . The Secretary to the Government of Mysore , Home 

Department, Bangalore 
3. The Secretary to the Government of Mysore, Develop 

ment, Health , Panchayat Raj and Co- operation Dept. 
and Er- officio Joint Development Commissioner 

Bangalore. 
4 The General Officer Commanding. Madras, Mysore 
____ and Kerala Area, Madras . 
5. The Deputy Commissioner, Bangalore Dist., Bangalore . 
6. The Deputy Commissioner, Belgaum Dist . Belgaum. 
7 . The Commander, Mysore Sub -Area, Bangalore . 
8 . The Commander . TA Group Headquarters, Southern 

Command , Poona . 
9. The Managing Director , Hindustan Aeronautics Ltd., 

Bangalore, 
10 . The General Manager Indian Telephone Industries 

Ltd ., Bangalore 


1 Shri M . N . Naghnoor, Member of Parliament . 
2 Shri D . S. Gowdh, M . A. B. L.. Member , Legislative 

Assembly , C / o . Shri Chikkarudrappa, Naganayakana 
____ halli, Vijayapura Post, Davinahalli Tk. 
3 . Brig . ( Retd. ) V . P. Naib, Promodini . 245 Defence 
___ Colony , Indra Nagar , Bangalorc . 
4 Lt. Col. ( Retd . ) C . Rudrappa , 105 . Kumara Park West 

Fxtension , Bangalore - 20 . 
5. Capt Balu More, Phool Bagh Galli , Belgaum. 
6 . Shri D . S . Naik , Dist . Commandant, Home Guards, 

Karwar . 
7 . The President Mysore Chamber of Commerce , 

Bangalore . 


SeCRETARY 


The General Staff Officer, 2 , Territorial Army Group 

Headquarters , Southern Command, Poona , 
3. The tenure of appointment of non -official members of 
the Committee is two years. 
___ 4. The functions of the Committee will be ( i ) to cncourage 
recruitment to the Territorial Army and ( ii ) to consider any 
local problem relating to recruitment, development and train 
ing of the Territorial Army. 


26 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1970 ( CHAITRA 21 , 1892) 


[PART I - SEC . 3 ] 


5. The non -official members will be paid travelling allowanco 
and daily allowance for attending tho meeting at the ratas 
sanctioned in the Ministry of Finance Office Memorandum 
No . F . 6 ( 26 ) / E - IV /59 , dated the 5th September, 1960 , as 
Amended from time to time. 

6 . Ordered that foregoing be communicated to the Chief of 
the Army Stuff, Financial Adviser , Ministry of Finance 
( Defence ) and the Chief Secretary to the Government of 
Mysore . 

7 . Ministry of Defence Notification No, 3032 , dated the 
28th October 1967 , published in the Gazette of India , Part I, 
Section 3 , dated the 11th November 1969 / Kartika 20 , 1889, 
as amended from time to time, is hereby cancelled . 

8 . Ordered that the Resolution be published in the Gazette 
of India . 


6 . Ordered that the foregoing be communicated to tho Chief 
of the Army Staff , Financial Adviser , Ministry of Financo 
(Defence ) , the Chief Secretary to the Government of AMAD , 
the Chief Secretary to the Government of Tripura and the 
Chief Secretary to the Governmont of Manipur , 

7 . Ordered also that the resolution be published in the 
Gazette of India . 

8 . Ministry of Defence, Gazette Notification No, 283 , dated 
24th Jan , 1968. published in the Gazetto of India , Part I 
Section 3 , dated the 17th Feb . 1968 (Magha 28 , 1889 ) , AS 
amended from time to time, is hereby cancelled . 


No. 917 , dated 21st Mar , 1970 . – To adviso the Govern 
ment of India on matters relating to tho development of the 
Territorial Army in the State of Rajasthan , the President has 
been pleased to direct that the State Advisory Committeo for 
the Territorial Army be reconstituted :- - - 

2 . The Committee shall consist of : 


No 916 , dated 24th Mar. 1970 . – To advise the Govern 
ment of India , on matters relating to the development of the 
Territorial Army in Assam , Tripura and Manipur, the Presi 
dent has been pleased to direct that the State Advisory Com 
mittee for the Territorial Army be reconstituted : 

2 . The Committee shall consist of : 


CHAIRMAN 
Chief Minister, Rajasthan , 


CHAIRMAN 
Chief Minister , Assam , 


VICE- CHAIRMAN 
Home Minister, Rajasthan , 


OFFICIAL MEMBERS 
1. Commissioner for Home Affairs . 
2. Commandant, Home Guards, Rajasthan, Jaipur. 
3. Commander, 61 Indep Comn Z Sub Area , 
4 . Commander, T . A . Group HQrs ., Southern Command , 

Poona- 1 . 


OFFICIAL MEMBERS 
1. Minister - in -Charge , Education , Assam . 
2 . Minister-in -Charge T . A . & W . B . Classes, Assam . 
3. Chief Secretary to the Government of Assam . 
4 . Inspector General of Polico . Assam . 
5 . Inspector General, Assam Rifles, Shillong . 
6 . The Postmaster General, Assam Circle. 
7 . GOC , 101 Communication Zone Aroa . 
8 . Commander, Territorial Army Group Headquarters, 

Eastern Command . 
9 . Representative of General Manager, N . F . Railway, 
10 . Inspector General of Police, Tripura . 

NON -OFFICIAL MEMBERS 
1 . Shri J. K . Choudhury , M .P . (Ex-Officio ) . 
2 . Shri Mathias Tudu , M .LA. 
3 . Shri Dhani Ram Rungpi, M .L . A . 
4 . Secretary , Gauhati University Classes, Gauhati. 
5 . Shillong Representative of A . O .C . 
6 . Representative of Indian Tea Association . 
7. Shri Umesh Lal Singh , M .L . A ., Tripura , Agartala . 
8 . Shri S . P . Kapur, Chief Engineer, Oil India Ltd ., 

Gauhati. 


NON -OFFICIAL MEMBERS 
1. Shri Ram Niwas Mirdha , M .P . (Ex-officio ) . 
2 . Shri V . N . Bhargava , M . P . 
3 . Shri Jhujhar Singhi , M .L . A . 
4 . Shri Chhutan Lal, M .L . A . 
5 . Brig . Randheer Siogh (Retired ) . 
6 . Shri Bal Chand Vaidya , Principal, Subodh Collon 


SECRETARY 
GSO 2, Territoriul Army Group Headquarters , Eastern 

Command . 
3 . The tenuro of appointment of non -official mombors of the 
Committee is two years , 

4 . The functions of tho Committee will be (1 ) to encourago 
rocruitment to the Territorial Army and ( ii) to consider any 
local problem relating to recruitment, development and train 
ing of the Territorial Army. 

5 . The non -official members will be paid travelling allow 
anco and daily allowance for attending the meetings at tho 
ratos sanctioned in the Ministry of Finance Office Memoran 
dum No. F . 6 ( 26 ) - E - IV / 59 , dated tho 5th Soptember, 1960 , 
A amended from time to time. 


SECRETARY 
GSO 2 . Territorial Army Group HQrs ., Southem Com 

mand , Poona - 1. 
3. The tenure of appointment of the non -official members 
of the Committee is two years. 

4 . Tho functions of the Committee will be (1 ) to encourago 
Tocruitment to the Territorial Army and ( ii ) to consider any 
local problem regarding recruitment, development and training 
in the Torritorial Army, 

3. The non -official members will be paid travelling allow 
anco and daily allowance for attending the meetings at the 
rates mentioned in the Ministry of Finance Ofico Memo. 
No. F . 6 ( 26 ) - E - IV / 59 . dated the 5th September , 1960 
amended from time to time. 

6 . Ordered that the foregoing be communicated to the Chief 
of the Army Staff , Financial Adviser , Ministry of Financo 
(Defonce ) and the Chief Secretary to the Government of 
Rajasthan . 

7. Ordered also that the resolution bo publishod in the 
Gazette of India 

8 , Ministry of Defenco Resolution No , 133 , dated 1st Jan . 
1968 published in the Gazette of India , Part I Section 3 , datod 
the 27th Jan . 1968 (Magha 7, 1889) is hereby cancellod . 

K . R . BALIGA, Dy. Socy . 


PRINTED BY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS , PARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE MANAGE OF PUBLICATION , DBLFI, 1970 


